रजिस्ट्री कीडी.एल.-30299 


रजिस्ट्री सं. डी. एल.- 33002/99 


भारत सरकार . 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


_ REGISTERED NO. DIL 302 


REGISTERED No. D.L.- 33002/ 99 


tamanna 


दिल्लीमा राजपत्र 


elhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 104 
No. 104 ] 


दिल्ला , बुधवार , अगस्त 12 , 2015 / श्रावण 21 , 1937 

रा . रा. रा. क्षे.दि . सं. 82 
DELHI, WEDNESDAY , AUGUST 12 , 2015 / SRAVANA 21, 1937 . {N .C . T . D . No. 82 


- 


- 


- 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


। 


गृह पुलिस (1) / स्थापना विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 12 अगस्त, 2015 
फा . सं. 01 / 02 / 2015 / गृह पु. -1 / स्था ./ 2732 से 2739 .-- इस सरकार की अधिसूचना संख्या 01 / 01 / 2009 - गृह पु.-1( स्था.) / 2395 दिनांक 01 
सितम्बर , 2009 तथा अधिसूचना संख्या फा. 06 / 11 / 2010 / गृह पु.-1 / स्था0 / 2803 -2810 दिनांक 3 नवम्बर, 2010 के आंशिक आशोध 
मंत्रालय की दिनांक 20 मार्च, 1974 के अधिसूचना सं. यू. 11011 / 2 / 74- यूटीएल (i) तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खंड (एस) के साथ 
पठित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 4) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निदेश देते हैं 
और घोषणा करते हैं कि चाणक्यपुरी तथा तुगलकरोड़, नई दिल्ली के पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र से क्षेत्रों को हटाने के बाद नए पुलिस स्टेशन गठित होंगे, 
अर्थात् : 


( क) 


नए सृजित पुलिस स्टेशन का नाम पुलिस स्टेशन साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली होगा और पुलिस स्टेशन की सीमा / अधिकार क्षेत्र निम्न अनुसूची के अनुरूप 
परिभाषित होगा ; 
पुलिस स्टेशन साउथ एवेन्यू अधिसूचना के जारी होने की तिथि से अधिसूचित होगा; तथा 


( ग) 


पुलिस स्टेशन चाणक्यपुरी तथा तुगलक रोड़, नई दिल्ली की संशोधित सीमा / अधिकार क्षेत्र निम्न अनुसूची में परिभाषित हैं:---- 


अनुसूची 


पुलिस स्टेशन का नाम 
साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन 


उत्तर 


सीमाएं 
राउंड एबाउट ( आसपास)( आर / ए) से राष्ट्रपति भवन की सीमा से प्रारंभ होकर 
डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल ( आर / ए को छोड़कर) साथ में नार्थ एवेन्यू रोड़ ( छोड़कर) टी / एल साथ में 
चर्च रोड़ ( छोड़कर), ब्रासी एवेन्यू पर टी / आर (ब्रासी लॉन सहित) हुकमीमाई मार्ग ( लॉन सहित ) पर राष्ट्रपति 


3457 DG/ 2015 


(1 ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


- 


- 


- 


- 


भवन टी / आर / के गेट नं. 3,1,2 तक , डलहौजी रोड़ तक ( सहित) डलहौजी रोड़ / राजाजी मार्ग आर / ए तक 
( आर / ए को छोड़कर) साउथ फाउन्टेन तक (ब्रासी लॉन को छोड़कर) विजय चौक तक ( छोड़कर) राजपथ पर 
दायां टर्न ( सहित ) राजपथ / मान सिंह रोड़ क्रासिंग तक ( को छोड़कर) ! 
राजपथ / मान सिंह रोड़ क्रासिंग से प्रारंभ होकर ( क्रासिंग को छोड़कर) मानसिंह रोड़ / अकबर रोड़ क्रासिंग तक 
( क्रासिंग को छोड़कर)। 
संपूर्ण मौलाना आजाद रोड़ सहित ) आर / ए सुनहरी मस्जिद रोड़ तक ( आर / ए सहित), सुनहरी बागरोड ! 
( सहित), कृष्णा मैनन लेन ( सहित) अकबर रोड / कृष्णामेनन लेन क्रासिंग टर्न राइट आर / ए जिम खाना पोस्ट 
पर से तीन मूर्ति मार्ग ( छोड़कर) आर / ए तीन मूर्ति मार्ग तक ( छोड़कर) विलिंग्टन क्रिसेंट रोड ( छोड़कर) पर 
सरदार पटेल मार्ग क्रासिंग तक । 
सरदार पटेल मार्ग / विलिंग्टन क्रिसेंटरोड़ (छोड़कर) के क्रासिंग से प्रारंभ होकर राष्ट्रपति भवन की पश्चिम दीवार 
के साथ विलिंग्टन क्रिसेंट रोड़ ( छोड़कर) आर / ए राम मनोहर लोहिया तक ( छोड़कर) । 
बुध जयंती पार्क की उत्तरी दीवार से प्रारंभ होकर और जंगल से होते हुए राष्ट्रपति बॉडीगार्ड (पोलो ग्राउंड रोड़ा 
के साथ विलिंग्टन क्रिसेंट को उसके जंक्शन तक, विलिंग्टन क्रिसेंट को छोड़कर, डॉ. राममनोहर लोहिया 
अस्पताल (छोड़कर ) आर / ए से राष्ट्रपति भवन की पूर्वी दीवार के साथ तीन मूर्ति मार्ग पर आर / ए तीन मूर्तिमार्ग 
( सहित) इसके जंक्शन के बिल्कुल उल्ट आर / ए जिम खाना पोस्ट तक ! 
आर / ए जिमखाना पीओ छोड़कर) से प्रारंभ होकर सफदरजंग रोड होते हुए (छोड़कर) कमाल अतातुर्क मार्ग पुर्व ! 
क्लब रोड़ के साथ इसके. जंक्शन फिर सफदरजंग रोड़ कमाल अतातुर्क मार्ग क्रासिंग, कमाल अतातुर्क मार्ग 
सहित नाला स्ट्रीम वॉटर ड्रेन के साथ इसकी क्रासिंग तक , फिर इसके उप -नगरीय रेलवे लाइन के जंक्शन 


। पश्चिम 


क 


चाणक्य पुरी पुलिस स्टेशन 


उत्तर 


पूर्व 


तक ! 


दक्षिण 


पश्चिम 


तुगलक रोड़ पुलिस स्टेशन | उत्तर 


उप - नगरीय रेलवे लाईन के साथ वाले नाला के साथ उप -नगरीय रेलवे के जंक्शन से सीपीडब्ल्यूडी वेयर हाउस 
के आगे इसके टर्मिनस तक फिर रेलवे लाइन से धौला कुंआ के राउंड एबाउट उत्तर -पूर्व प्वाइंट की दिशा तक 
वहां से यदि बढ़ाई जाये दिल्ली छावनी की पूर्वी सीमा के पास पहुँचेगी । 
धौला कुंआ से दिल्ली छावनी की पूर्वी सीमा तक अपर रिज रोड़ (बाउंड्री पिल्लर सं. 42 एवं 43 के बीच) के 
साथ इंटर सैक्शन के इसके प्वाइंटस तक, फिर अपर रिज रोड़ ( सहित) के साथ - साथ बुध जयंती पार्क की 
उत्तरी बाउंड्री वॉल के जंक्शन तक । 
मौलाना आजाद रोड़ / मान सिंह रोड़ ( छोड़कर) के क्रासिंग से प्रारंभ होकर मौलाना आजाद रोड़ पर (छोड़कर) । 
आर / ए सुनहरी मस्जिद तक । 
राजपथ तथा मानसिंह रोड़ ( छोड़कर) के जंक्शन से, फिर मानसिंह रोड़ (छोड़कर) के साथ - साथ शाहजहां रोड़ 
के साथ इसके जंक्शन तक फिर क्लब रोड़ ( छोड़कर ) के साथ -साथ वाटर ड्रेन ( छोड़कर) से नाले के साथ 
इसके क्रासिंग तक फिर इसके इंटर - सैक्शन के नाले के पूर्वी किनारे के साथ - साथ । 
सफदरजंग एयरपोर्ट की उत्तरी सीमा फिर अरविन्द रोड़ छोड़कर) के साथ -साथ लोदीरोड़ के साथ इसके 
जंक्शन तक फिर लोदीरोड़ के समानान्तर । 
आर / ए सुनहरी मस्जिद (छोड़कर) से प्रारंभ होकर सुनहरी बाग रोड़ ( छोड़कर) पर कृष्णा मेनन लेन पर अकबर 
रोड / कृष्णा मेनन लेन की क्रासिंग तक फिर आर / ए जिम खाना पीओ (सहित) पर सफदरजंग रोड़ (सहित) पर 
कमाल अतातुर्क मार्ग पूर्व में क्लब रोड़ के साथ इसकी क्रासिंग तक फिर कमाल अतातुर्क मार्ग ( को छोड़कर) के 
समानान्तर स्ट्रीम वाटर ड्रेन (छोड़कर) के लिए नाला के साथ इसकी क्रासिंग तक फिर नाले के पूर्वी किनारे के 
साथ सफदरजंग एयरपोर्ट की उत्तरी सीमा के साथ इसके इंटरसैक्शन तक । 


पश्चिम 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप- राज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर . 


यशपाल गर्ग, विशेष सचिव (गृह ) 


HOME POLICE ( I) /ESTABLISHMENT DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 12th August, 2015 
F . No. 01 /02/ 2015/ HP- I/ Estt./ 2732 to 2739 .- - In partial modification of this Government s notifications 
No. F. 1/ 01/ 2009/ HP -I/ Estt ./ 2395 dated the Ist September, 2009 and No. F. No. 6/ 71/ 2010/ HP -I/ Estt./ 2803 - 2810 
dated the 3rd November , 2010 and in exercise of powers conferred by Section 10 of the Delhi Police Act , 1978 ( 34 of 
1978 ) read with clause( s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( 2 of 1974 ), and the Government of 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


w 


NA 


India, Ministry of Home Affairs, notification No . U - 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March , 1974, the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct and declare that the new Police Station after , 
excluding areas from the jurisdiction of Police Stations of Chanakya Puri and Tuglak Road , New Delhi, shall be 
constituted, namely : 


(a ) that the name of newly created Police Station shall be named as Police Station South Avenue, New Delhi and 

boundaries/ jurisdiction of Police Station shall be as defined in the Schedule given below ; 


(b ) that Police Station South Avenue shall be notified from the date of issue of this notification ; and 


(c ) that the revised boundaries/ jurisdiction ofPolice Stations Chanakya Puri and Tuglak Road , New Delhi shall be 

as defined in the said Schedule : 


SCHEDULE 


Name of Police BOUNDARIES 
Station 
Police Station of NORTH Boundary of Rashtrapati Bhavan starting from round about (RA ) Dr. Ram Manohar Lohia 
SOUTH 

Hospital (RIA excluded ) along North Avenue Raod ( excluded ) T /L along Church Road 
AVENUE 

(excluded ), T/R on Brassey Avenue ( inciucing Brassey Lawit ) upto Gate No. 3,1,2 of 
Rashtrapati Bhavan TR on Hukmi Mai Marg (including Lawn ) upto Dalhousie Road 
(including ) upto R / A Dalhousie Raod /Rajaji Marg (excluding R /A ) upto South Fountain 
(excluding Brassey Lawn ) upto Vijay Chowk (excluded ) turn right on Rajpath ( included ) upto 
Rajpath /Man Singh Road crossing (excluded ) 


EAST 


Starting from Rajpath /Man Singh Road crossing ( crossing excluded ) upto Man Singh 
Road Akbar Road crossing (Crossing excluded ). 


| SOUTH 


All along Maulana Azad Road ( including) upta R / A Sunehri Maszid Road (R / A included ), 
Sunehri Bagh Road (included ), Krishna Manon Lane (included ) upto Akbar Road /Krishna 
Manon Lane crossing turn Right upto R /A Gymkhana Posl on to Teen Murti Marg (excluded ) 
upto R /A Teen Murti Marg (excluded ) onto Willingdon Crescent Road (excluded ) upto Sardar 
Patel Marg Crossing. 
Western Boundary wall of Rashtrapati Bhawan starting Crossing of Sardar Patel 
Marg/Willingdon Crescent Road (excluded ) all along Willingdon Crescent Road (excluded ) 
upto R / A Ram Manohar Lohia (excluded ). 


WEST 


--- 


- 


Police Station of NORTH 
CHANAKYA 
PURI 


- 


Starting from the Northern boundary wall of Budha Jayanti Park and then through the jungle 
connecting with the president body guard (Polo Ground Road ) leaving the Willington Cresent 
inclusive upto its junction with eastern boundary wall of R .P. Bhawan from R / A Dr. Ram 
Manohar Lohia Hospital ( excluded ) to just opposite to its junction with R / A Teen Murti Marg 
( included ) onto Teen Murti Marg upto R / A Gymkhana Post. 


-- 


EAST 


Starting from RA Gymkhana PO (exclusive ) then along Safdarjung Road ( Exclusive ) to its 
junction with Kamal Ata Turk Marg previously Club Road then from Safdarjung Road Kamal 
Ata Turk Marg crossing , Kamal Ata Truk Marg incl. upto its crossing with Nallah stream water 
drain , thence to its junction to Suburan Railway Lines. 


SOUTH 


From the junction of the Suburan Rly . Lines with the Nallah along the Suburan Rly . Line to its 
terminous beyond the CPWD warehouse then in the direction upto a point due North -East of 
Dhaulakuan round about thence the Rly. Line if extended would near the eastern boundary of 
Delhi Cantt . 


WEST 


Eastern boundary ofDelhi Cantt. From Dhaula Kuan upto its points of intersection with Upper 
Ridge Road (between boundary pillars no . 42 & 43 ) then along upper Ridge Road ( inclusive ) 
upto junction of Northern boundary wall of Budha Jayanti Park . 


Police Station of NORTH 
TUGLAK ROAD 


Starting from the crossing ofMaulana Azad Road /Man Singh Road (excluded ) onto Maulana 
Azad Road (excluded ) upto R /A SunehariMaszid . 


EAST 


From junction nf Rajpath and Man Singh Road (excl.) then along Man Singh Road ( exel.) to its 
junction with Shan Jahan Road then along Club Road (excl.) to its crossing with Nallah from 
water drain ( excl.) then along the Eastern Bank of the Nallah of its inter-section . 


SOUTH 


Northern boundary of Safdarjung Airport then along Arvind Road (exclusive ) upto its junction 
with LodhiRoad then along LodhiRoad . 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


WEST 


Starting from RA Sunehri Mazid ( excluded ) onto Sunehri Bagh Road ( excluded ) onto Krishna 
Menon Lane upto Crossing of Akbar Road Krishna Menon Lane then onto R / A Gymkhana PO 
( included) onto Safdarjung Road (included ) to its crossing with Kamal Ata Turk Marg 
previously Club Road then along Kamal Ata Turk Marg (excluded ) to its crossing with Nallah 
for stream water drain (excl.) then along the eastern bank of Nallah to its intersection with the 
Northern boundary of Safdarjung Airport. 


By Order and in the Nameof the Lt. Governor 
of the National Capital Territory of Delhi, 

YASHPAL GARG , Spl. Secy . ( Home) 


वित्त राजस्व -1) दिमाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 12 अगस्त, 2015 
. सं. एफ. 3(12)/ वित्त / (राजस्व- 1)/ 2015 - 16 डीएस VI / 650. -- दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 102 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतदद्वारा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 में पुनः सशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

नियम 
संक्षिप्त शीर्षएवं प्रारंभ :-(१) ये नियम दिल्ली मूल्य संवर्धित कर ( संशोधित ) नियम , 2015 कहा जायेगा । 


ये दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे । 


नियम 6क का संशोधनः - दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियम , 2005 में ( इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में संदर्भित) में उप -नियम (3) के लिये नियम 6क 
में मुख्यतः निम्न उप - नियम प्रतिस्थापित होंगे -- 


"(3) अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) के प्रावधानों के अनुसार खरीद मूल्य से कम दर पर बेची वस्तुओं की खरीद पर टैक्स क्रेडिट को अनुपाति रूप से 
कम करना ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगा जहां डीलर छूट या प्रोत्साहन टैक्स इन्वायस के जारी होने के बाद बेचने वाले डीलर द्वारा जारी क्रेडिट नोट के 
माध्यम से प्राप्त किया हो । 


---....---.-..-.. 


-- 


नियम 7 में संशोधन : -मूल नियमावली में, नियम 7 में उप-नियम (1) के लिए निम्न उप -नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: 


-:.----...-- 


"(1) धारा 9 की उप -धारा (6) तथा धारा 10 की उपधारा 3 के खंड (ग) के उप - खंड ( पप ) के प्रयोजन हेतु टैक्स क्रेडिट निम्न तरीके से कम किया जायेगा:-- . 


(क ) 
( ख) 


द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मामले में टैक्स क्रेडिट 100 प्रतिशत तक कम किया जाएगा ; और 
द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा, टैक्स क्रेडिट 2/ आर एक्स 100 प्रतिशत तक कम किया जाएगा , जहां R टैक्स का दर है । 
जो धारा 4 के अनुसार लागू होगा। " 


नियम एक का संशोधन :- मूल नियमावली में , नियम एक में , खंड (पअ) से ( अप) के लिए प्रथम परन्तुक में निम्न खंडों को प्रतिस्थापित किया 
जायेगा, 
अर्थात : 


"liv ) 


5 प्रतिशत की दर पर कर वाले वस्तुओं का बिक्री मूल्य, तथा 


(v) 


12.5 प्रतिशत या उससे अधिक की दर पर कर वालू वस्तुओं का बिक्री मूल्य , कर दर में बढ़ोतरी के संबंध में ।" 


5. 


नियम 16 का संशोधनः - मूल नियमावली में नियम 16 में उप -नियम (2) तथा (5) को हटाया जायेगा । 


PART IV] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


नियम 45 का संशोधनः-- मूल नियमावली के नियम 45 में खंड ( ङ) के लिये निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् : 


"( ङ) टैक्स इन्वाइस पर दर्शाये गई कर राशि की भिन्नता की राशि जहां धारा 8 की उप - धारा (1) तथा (2) के उपबंधों के अनुसार टैक्स क्रेडिट का 
समायोजन अपेक्षित है ।" 


प्रपत्रों में संशोधनः- मूल नियमावली में उसके साथ संलग्न प्रपत्रों में, 
(i) प्रपत्र डी वैट 01, में भाग - ख के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात् : 


" भाग - ख 


गणना पत्र 
(i) चालू वित्त वर्ष के 01 अप्रैल --- - - को हुए ट्रेडिंग स्टॉक के ऑपनिंग स्टॉक का विवरण तथा उस पर देय कर । 
क्र . सं. सामान का विवरण कर की दर 

खरीद मूल्य उचित बाजार मूल्य (रुपये ) 


देय कर 


( रुपये ) 


मुख्य प्रपत्र ( 7ji) के 
योग 

साथ लाएं 
(* चालू वित्त वर्ष के 01 अप्रैल के अनुसार) 

(* * यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पंक्तियां जोड़े) 
. (ii) चालू वित्त वर्ष के 01 अप्रैल -- -- को कच्चे माल के ऑपनिंग स्टॉक का विवरण तथा उस पर देय कर । 

क्र . सं. .. सामान का विवरण कर की दर खरीद मूल्य उचित बाजार मूल्य * (रुपये में ) 


- 


- 


देय कर 
( रुपये में ) 


मुख्य प्रपत्र ( 7)(ii ) 
के साथ लाएं 


( * चालू वित्त वर्ष के 01 अप्रैल के अनुसार) 
(* * यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ें) 
(iii) चालू वित्त वर्ष के 01 अप्रैल - - को पैकेजिंग माल के ऑपनिंग स्टॉक का विवरण तथा उस पर देय कर । 
क्र . सं. । सामान का विवरण कर की दर 

खरीद मूल्य 

उचित बाजार मूल्य * (रुपये ) 


देय कर 


( रुपये) 


योग 


के साथ लाए 


मुख्य प्रपत्र ( 7)(iii ) 
के साथ लाए 


( * चालू वित्त वर्ष के 01 अप्रैल के अनुसार ) 
(+ * यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ें ) 
3457.DE/15 - 2 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( iv) चालू वित्त वर्ष के 01 अप्रैल - - - को तैयार माल के ऑपनिंग स्टॉक का विवरण तथा उस पर देय कर । 


क्र . सं. 


सामान का विवरण 


कर की दर 


खरीद मूल्य 


उचित बाजार मूल्य * (रुपये ) 


देय कर 


(रुपये ) 


योग 


मुख्य प्रपत्र ( 7)(iv ) 
के साथ लाएं 


( * चालू वित्त वर्ष के 01 अप्रैल के अनुसार) 
( ** यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ें ) 
( अ) सत्यापन 


मैं / हम - ---------- -- इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी / हमारी जानकारी तथा विश्वास 
के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 


प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर - ------ --- 


पूरा नाम 


( प्रथम नाम, मध्य नाम, उपनाम) 


पदनाम -- -- -- 


स्थान 


तिथि 


प्रपत्र डी वैट 04 का में भाग - क में , 11 के लिये निम्नलिखित स्थान प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् : 


| 11. जिस अवधि के लिये पंजीकरण की मांग की है उस अवधि के दौरान अनुमानित सकल बिक्री 
| सामान का विवरण 

कर की दर 

सकल बिक्री (रुपए ) 


आउटपुट कर (रुपए) 


( *यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पंक्तियां जोड़) ; 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- - 


- 


- 


- 


(iii) प्रपत्र डी वैट -11में , अंतिम वाक्य " आपको एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि आप मेरे कार्यालय में दिनांक -- तक संदर्भित पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा कराएं" को 
हटाया जायेगा, 
(iv) प्रपत्र डी वैट - 18 में , 
(क) आर-5-(i) स्थान में उप -स्थान आर--5.4 के पश्चात् निम्नलिखित उप --स्थान सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् : -- 
" आर 5.4.1( ) * % पर कर योग्य सामान 
आर 5.4.2( )+ % पर कर योग्य सामान । 


1) उप -स्थान आर 5.41 के पश्चात निम्नलिखित पाद टिप्पणी सन्निविष्ट किया जायेगी, अर्थात: --.. 


"* कर की लाग दर जोडे 


* * अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ें " . 


7 आर -61में उप -स्थान आर 6.2(4) के पश्चात् निम्नलिखित उप - स्थान सन्निविष्ट किया जायेगा. अर्थात् : 


आर 6.2(4)(1)( )+ % पर कर योग्य सामान 


आर 6.2 (4)(2) ( )* % पर कर योग्य सामान 


* 


KI उप - स्थान आर 6.8 के पश्चात निम्नलिखित पाद टिप्पणी सन्निविष्ट की जायेगी , अर्थात : -- 

"* कर की लागू दर जोडें । 

* * अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पंक्तियां जोड 
( ग) अनुलग्नक -10 में स्थान ए 1 में , उप - स्थान ए 1.3 के लिये निम्नलिखित उप - स्थान सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात : - - 


ए 1.3 बिक्री उपरान्त छूट या प्रोत्साहन के लिये 
क्रेडिट नोट जारी करने को छोड़कर सहमत 
प्रतिफल राशि में बदलाव 


[ धारा 8(1)(c) तथा 8(2)] 


____ 


ए 1.3. बिक्री पश्चात् छूट या प्रोत्साहन के लिए 
क्रेडिट नोट जारी करना 


[ धारा 8(1)(c) तथा 8(2)] 


(ii ) अनुलग्नक -1 में , स्थान ए 3 में, उप -- स्थान ए 3.3 के लिये निम्नलिखित उप -स्थान सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् : 


ए 3.3 बिक्री पश्चात छट या प्रोत्साहन को 
छोड़कर विक्रेता से क्रेडिट नोट की प्राप्ति 


[ धारा 10(2)] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


100 


Pa 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


ms 

- 


ए 3.3.1 बिक्री पश्चात् छूट या प्रोत्साहन के लिये 
विक्रेता से क्रेडिट नोट की प्राप्ति 


[ धारा 10(1)] 


" : तथा 


( घ) अनुलग्नक - डी के लिये निम्नलिखित अनुलग्नक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् : -- 

" अनुलग्नक 1 डी 
31 मार्च 

( वर्ष) को हाथ में स्टॉक का कर दर वार विवरण 


( दूसरी तिमाही रिटर्न के साथ भरें ) 


- - 


राशि 


- 


योग 


देय कर 


प्रपत्र डी - वैट 16क में , स्थान 6 के लिये निम्नलिखित स्थान प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात : 
"6. दर कर की गणना 
विवरण 

सकल बिक्री 
1 % पर कर योग्य सामान 
5 % पर कर योग्य सामान 
12.5 % पर कर योग्य सामान 


20 % पर कर योग्य सामान 


( 


)* % पर कर योग्य सामान 


( 


) * % पर कर योग्य सामान 


* * 


P 


+ r 


- 


w 


5 % पर कर योग्य कार्य संविदा 
12.5 % पर कर योग्य कार्य संविदा . 
छूट बिक्रियां 


- 


- 


B 


HARATTAPARTY 


योग 


* कर की लागू दर जो .. 
* * अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ें " ; 
प्रपत्र डी-- वैट 17 में 
भाग क तथा ख में , स्थान आर 9 में उप-- स्थान आर 9.6 के पश्चात् निम्नलिखित उप - स्थान प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात: - - 


S 


आर 9.6.1 ( 
आर 9.6.2 ( 


* % पर कर योग्य सामान 
* % पर कर योग्य सामान 


* 


* 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


mm 
LAWA 


भाग क तथा ख में , स्थान आर 9 में उप – स्थान आर 9.8 के पश्चात् निम्नलिखित पाद टिप्पणी सन्निविश्ट की जायेगी, अर्थात : - - 
* कर की लागू दर जोडे 
* *39 st at afaraa omatullstop; 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से 

FAT 376 77 OR, 
F. THE, 34 - - Vi (fan ) 


FINANCE (REVENUE - 1) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 12th August, 2015 
No. F . 3 (12 )/Fin (Rev - 1)/ 2015 - 2016 /dsvi/650 . — In exercise of the powers conferred by section 102 of the Delhi Value 
Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005 ), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes 
the following rules further to amend the Delhi Value Added Tax Rules, 2005 , namely : 

RULES 
i . Short title and commencement.- ( i) These rules may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) 
Rules, 2015 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the DolhiGazette . 
2 . Amendment of rule 6A . — In the Delhi Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as the principal 
Rules), in rule 6A , for sub -rule (3), the following sub-rule shall be substituted , namely : 

" (3 ) The provisions of sub-section (5) of section 10 of the Act relating to proportionate reduction of tax 
credit on purchases of goods sold at a price lower than the purchase price shall not apply to a case where in the 

ordinary course of business the goods are sold by a dealer at a loss or where the dealer receives a discount or 
- incentive through a credit note issued by the selling dealer after issuance of tax invoice ." . 

Amendment of rule 7. - In the principal Rules, in rule 7 , for sub - rule (1), the following sub - rule shall be 
substituted, namely : 

" (1 ) For the purposes of sub -section (6 ) of section 9 and sub -clause (ii) of clause (c) of sub -section 3 of 
section 10 , the tax credit shall be reduced in the following manner : 
(a ) in the case of goods specified in the Second Schedule , the tax credit shall be reduced by 100 

percent; and 
(b ) in the case of goods other than those specified in the Second Schedule, the tax credit shall be 


1 


* 


* 


reduced by 1 

percens where R is the rate of tax 
D X 100 

R 

applicable as per section 4 ." . 
4 . Amendment of rule 7A . - In the principal Rules, in rule 7A , m the first proviso, for clauses ( iv ) to (vi ), the 
following clauses shall be substituted , namely: 


" (iv ) 


sale price of goods taxable at the rate of 5 percent; and 
(v) sale price of goods taxable at the rate of 12.5 percent or more , in order of increase in tax 
rate:” . 
5 . Amendment of rule 16 . -- In the principal Rules, in rule 16 , the sub -rules (2 ) and (5 ) shall be omitted . 
6 . Amendment of rule 45. - - In the principalRules, in rule 45 , for the clause (e), the following clause shall be 
substituted , namely: — 

the amount of variation to the tax amount shown on the tax invoice , wherever an adjustment 
to tax credit is required as per the provisions of sub -sections ( 1) and (2 ) of section 8." . 


3457DG/ 15 - 3 


w 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


AL 


MM 


Amendment of Forms. In the principal Rules, in the Forms appended thereto , - 

(i) in form DVAT 01, for Part- B , the following shall be substituted , namely: 


“ PART - B 

Calculation Sheet 
(i) Details of Opening Stock of Trading Stock held on 1st Aprii , 
thereon . 


of thie Current year and tax payable 


Description of Goods 


Rate of 


Purchase Value 


Sl. 
No . 


i 


Fair Market Value * 

(Rs.) 


Tax Payable (Rs.) 


Tax 


Total 


İCarry to main 
form to (7 )(i) 


OM 


(* As on ist April of the current year ) 
(* * Additional rows can be added , if required ) 
( ii ) Details of Opening Stock of Raw Material held on 1st April, 
thereon . 
S .No. Description of Goods Rate of Purchase Value 


of the current year and tax payable 


] 


Tax Payable ( Rs.) 


Fair Market Value * 

( Rs.) 


Tax 


Carry to main 
Total 

form to (7 )(ii) 
(* As on 1st April of the current year ) 
(* * Additional rows can be added , if required ) 
( iii ) Details of Opening Stock of Packaging Material held on 1st April, _ 

of the current year and tax 
payable thereon . 
S.No. Description of Goods Rate of Purchase Value Fair Market Value * Tax Payable (Rs.) 
Tax 

(Rs.) 


Carry to main 
form to (7)(iii) 


Total 
(* As on 1st April of the current year ) 
(** Additional rows can be added, if required ) 


ON 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


11 


LUNMAMALAN 


NU 


(iv ) Details of Opening Stock of Finished Goods held on 1st April, 
thereon , 


of the current year and tax payable 


S.No. Description ofGoods 


Rate of 


Purchase Value 


Fair Market Value* 

(Rs.) 


Tax Payable (Rs.) 


Tax 


Total 


Carry to main 
form to (7 )(iv ) 


(* As on 1st April of the current year) 
(* * Additional rows can be added , if required ) . 
(v ) Verification 


1/We 

_ _ hereby solemnly affirm and declare that 
the information given hereinabove is true and correct to the best ofmy/our knowledge and belief and nothing has 
been concealed therefrom . 
Signature of Authorised Signatory 
Full Name ( first name, middle , surname) 


Designation / Status 


Place 


Place IIIIIIIIIIIIIIII 


Date 


Day 


Month 


Year 


in Form DVAT 04A , in Part- A , for the field 11, the following field shall be substituted , 
namely: 


11 . Estimated Turnover of sales during the period for which registration is sought 
Description of Goods 

Rate of T Turnover of Sales (Rs.) 


Output Tax (Rs.) 


Tax 


Total 


(* Additional rows can be added , if required ) 


( iii ) in Form DVAT 11, the concluding sentence " You are hereby directed to submit the referred 

registration certificate in my office by < < date > > , " shall be omitted ; 


3457D6 /15 - 4 


12 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


LAN 


( iv ) in Form DVAT 16 , 
in field R5 ,-(i) after sub -field R5.4, the following sub - fields shall be inserted , namely : 


(a ) 


R5.4 . 1 Goods taxable at ( 
R5.4 .2 Goods taxable at ( 


) * % 
) * % 


(ii) after sub - field R5. 14 , the following footnotes shall be inserted , namely : 

* *insert applicable rate of tax. 

* * insert additional rows, if required." ; 
(b ) in R6 ,(i) after sub -field R6 .2 (4 ), the following sub - fields shall be inserted , namely: 


6 


Goods 


taxable 


at 


R6 . 
( 


2 (4 ) ( 1) 
) * % 


ht 


R6 .2 (42) 
( ) * % 


Goods 


taxable 


at 


( ii) after sub - fieid R6 .6, the following footnotes shall be inserted, namely: 


“ * insert applicable rate of tax. 

* * insert additional rows, if required." ; 


(c ) in Annexure - 1, (i) in field Al, for sub - field A1.3 , the following sub - fields shall be 
inserted, namely 


Al.3 Change in agreed 
consideration other than on 
account of issuance of credit notes 
for post sale discounts or 
incentives. [Section 8( 1)(c) and 
8 ( 2) ] 


A1. 3 . 1 Issuance of credit notes for 
post sale discounts or incentives. 


[Section 8 (1 ) (c) and 8 (2 )] 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


13 


- MM 


(ii) in field A3, for sub - field A3 .3, the following sub - fields shall be inserted, namely : 


A3, 3 Receipt of credit notes 
from seller other than on 
account of post sale discounts 
or incentives. Section 10 ( 1 )] 


VE 


A3.3 . 1 Receipt of credit notes 
from seller for post sale 
discounts or incentives. 
[Section 10 (1) ] 


” : and 


(d ) for Annexure - ID , the following Annexure shall be substituted , namely: 


Annexure 1 D 
Tax rate wise details of Stock in hand as on 31st March 

To be filed with 2nd quarter return ) 


(Year ) 


Rate 


Amount 


Total 


(v) in Form DVAT 16A , for the field 6,the following field shall be substituted, namely : 
" 6 . Computation of tax payable 
Description 

Turnover (Rs.) 

Tax payable 
Goods taxable at 1% 
Goods taxable at 5 % 
Goods taxable at 12 .5 % 
Good taxable at 20 % 
Good taxable at ( )* % 
Good taxable at ( ) * % 


* * 


Work contract taxable at 5 % 
Work contract taxable at 12 .5 % 


Exempt sales 


Total 
* insert applicable rate of tax . 
* * insert additional rows, if required " ; 

(vi) in Form DVAT 17 , 
(a ) in Part A and Part B , in fields R9, after sub - fields R9 .6 , the following sub - fields will be inserted , 

namely : 


R9.6 .1 Good taxable at ( )* % 
R9.6 .2 Good taxable at ( )* % 


DELHİ GAZETTE : EXTRAORDINARY 


( PART IV 


NA 


(b ) in Part A and Part B , to fields R9, after sub - fields R9.8, the following footnotes 
shall be inserted, namely : 

" * insert applicable rate of tax. 
* * insert additional rows, if required." ; 

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the 

National Capital Territory of Delhi, 
A . K . SINGH , Dy. Secy. VI (Finance) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


